निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 566 ) 


23 वैशाख 1937 ( शO ) 
पटना , बुधवार, 13 मई 2015 


- - 


- - - 


गृह (विशेष ) विभाग 

- - - 
अधिसूचना 

12 मई 2015 
सं0 सी0 / बी0जी0एम0 - 4702 / 01 - 5091 / सी0 - श्री नंग्जी दोरजी , सदस्य 
सचिव , बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के दिनांक 06. 05. 2015 से 15 .07. 2015 
तक अवकाश में रहने के कारण उनकी अनुपस्थिति में कार्यहित में श्री विजय कुमार, 
अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), गया को अपने कार्यो के अतिरिक्त बोधगया मंदिर 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य सचिव के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने हेतु 
प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शंकर पोद्दार , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 566-571 +100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


